SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 भाद्र, 1940 ( श०) 


संख्या - 890 राँची, मंगलवार 


18 सितम्बर , 2018 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
3 अगस्त , 2018 


संख्या-13/ शक्तिप्र०-02/ 2018 का०-5833-- उपायुक्त , जामताड़ा के पत्रांक 273/ गो०, दिनांक 
12 जुलाई, 2018 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में 
उल्लिखित 60 पदाधिकारियों/पर्यवेक्षकों को दण्ड प्रक्रिया संहिता -1973 (एक्ट-2, 1974 ) की धारा-21 के 
तहत यह अधिसूचना उन्हें संसूचित किये जाने की तिथि से 31 दिसम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए 
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र भूषण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 890 -- 50 


